रजिस्ट्री सं.डीएल-( एन ) 04 /0007/ 2003-20 


REGISTERED No -- DL- ( N) 04/ 0007/ 2003-20 


भारत का राजपत्र 
The Gazette of India 


सी.जी.-डी.एल. - सा .- 20072020-220581 
CG- DL- W - 20072020-220581 

साप्ताहिक / WEEKLY 
प्राधिकार से प्रकाशित 


PUBLISHED BY AUTHORITY 


सं . 29 ] 


नई दिल्ली, शनिवार , जुलाई 18 - जुलाई 24, 2020 ( आषाढ़ 27, 1942 ) 
NEW DELHI, SATURDAY , JULY 18JULY 24 , 2020 (ASADHA 27 , 1942) 


No.29] 


इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके । 
(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation ) 


भाग - खण्ड 2 


[ PARTI - SECTION 2 ] 


[ (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर ) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई सरकारी अफसरों की 

नियुक्तियों , पदोन्नतियों व छुट्टियों आदि से सम्बन्धित अधिसूचनाएं ] 
[Notifications regarding Appointments, Promotions, Leaves etc. of Govt. Officers issued by the 
Ministries of the Govt . of India ( other than the Ministry of Defence ) and by the Supreme Court] 


राष्ट्रपति सचिवालय 

नई दिल्ली -110004, दिनांक 1 जुलाई 2020 
सं. ए. 39011 / 41 / 16- प्रशा.-- अधिवर्षिता आयु पूर्ण होने पर , 30 जून , 2020 के अपराह्न से, श्री कविन्दर कुमार देवगन , 
अनुभाग अधिकारी, राष्ट्रपति सचिवालय, को सरकारी सेवा से मुक्त किया जाता है । 

शिवेन्द्र चतुर्वेदी, उप सचिव ( प्रशा.) 


प्रधान मंत्री कार्यालय 


नई दिल्ली -110011, दिनांक 9 जुलाई 2020 
सं. ए. 22012 / 1 / 2020 - पीएमई – श्रीमती अवनेश कुमारी शर्मा, संयुक्त निदेशक ( राजभाषा) को पर्यावरण , वन तथा जलवायु 
परिवर्तन मंत्रालय से स्थानांतरण के फलस्वरूप दिनांक 06 जुलाई, 2020 के पूर्वाहन से प्रधान मंत्री कार्यालय की संख्या बल में शामिल 
कर लिया गया है । 

सुरजीत दत्ता , अवर सचिव 


•. 


सं . ए. 33022 / 1 / 2016 - पीएमई - कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग की वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए विदेश में प्रशिक्षण योजना 
की घरेलू वित्तपोषण स्कीम के अंतर्गत , डॉ . श्रीकर केशव परदेसी, भा.प्र.से. ( एमएच : 2011) ने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी यू.एस.ए. में जुलाई 
2020 से आरंभ होने वाले मास्टर इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन मेसन प्रोग्राम में दीर्घकालिक मध्य - सेवा प्रशिक्षण हेतु नामांकन स्वीकृत 
किए जाने के परिणामस्वरूप, उपयुक्त प्रशिक्षण कार्यक्रम की समाप्ति तक विस्तारित अपनी केन्द्रीय प्रतिनियुक्ति की अवधि के दौरान 

( 463 ) 


1--152GI/ 2020 


464 


भारत का राजपत्र, जुलाई 18, 2020 ( आषाढ़ 27 , 1942 ) 


[ भाग I- खण्ड 2 


उपयुक्त प्रशिक्षण कार्यक्रम में शामिल होने के उद्देश्य से 09 जुलाई 2020 की अपराहन से कार्यालय में संयुक्त सचिव का पदभार छोड़ 
दिया है । 

सुरजीत दत्ता, अवर सचिव 


गृह मंत्रालय 


नई दिल्ली -01, दिनांक 25 जून 2020 
सं . [ -18011 / 05 / 2020 - आई.पी.एस.-IV–भारत के राष्ट्रपति , भारतीय पुलिस सेवा ( परिवीक्षा) नियम, 1954 के नियम 3 ए 
द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारतीय पुलिस सेवा के कर्नाटक संवर्ग के निम्नलिखित अधिकारियों को उनके नामों के समक्ष 
दर्शाए तिथि से भारतीय पुलिस सेवा में स्थायी करते हैं : -- 


क्र.सं. 


स्थायीकरण की तिथि 


1 . 


28.12.2019 


2 . 


19.12.2018 


3 . 


परिवीक्षाधीन भा.पु.से. अधिकारी का नाम 
श्री हके अक्षय मछिन्दरा, भा.पु.से. (कर्नाटक : 2015) 
श्रीनिवास गौडा आर, भा.पु.से. (कर्नाटक: 2016 ) 
श्री मिथुन कुमार जी.के , भा.पु.से. (कर्नाटक : 2016 ) 
श्री पी . कृष्ण कांत, भा.पु.से. (कर्नाटकः 2016) 
सुश्री क्षमा मिश्रा, भा.पु.से. (कर्नाटक : 2016 ) 
श्री सैदुलु अदावथ , भा.पु.से. (कर्नाटक: 2016 ) 


29.08.2018 


4 . 


19.12.2019 


5 . 


19.12.2018 


6 . 


19.12.2019 


अंजन सरकार, अवर सचिव 


दिनांक 6 जुलाई 2020 
सं . [ -18011 / 06 / 2020 - आई.पी.एस. - 4 -- भारत के राष्ट्रपति , भारतीय पुलिस सेवा ( परिवीक्षा) नियम, 1954 के नियम 3 ए 
द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारतीय पुलिस सेवा के पंजाब संवर्ग के निम्नलिखित अधिकारियों को उनके नाम के समक्ष 
उल्लिखित तिथि से भारतीय पुलिस सेवा में स्थायी करते हैं : 


क्र.सं. 


स्थायीकरण की तिथि 


1 . 


19.12.2018 


2 . 


परिवीक्षाधीन भा.पु.से. अधिकारी का नाम 
श्री अंकुर गुप्ता, भा.पु.से. ( पंजाबः 2016 ) 
श्री रवी कुमार , भा.पु.से. (पंजाबः 2016) 
सुश्री अश्विनी गोटयाल, भा.पु.से. (पंजाबः 2016) 
श्रीमती सिमरत कौर, भा.पु.से. (पंजाबः 2016 ) 


19.12.2018 


3. 


19.12.2019 


4 . 


19.12.2019 


अंजन सरकार, अवर सचिव 


उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय 
नई दिल्ली -110011, दिनांक 8 मई 2020 

शुद्धिपत्र 
सं . ए -35 / 1 / 2017 - कार्यालय अवर सचिव (एनईसी) —भारत सरकार , उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय द्वारा भारत के राजपत्र 
के भाग-[ खंड- II में दिनांक 28 नवम्बर, 2018 को प्रकाशित अधिसूचना संख्या ए -35 / 1 / 2017 - कार्यालय अवर सचिव (एनईसी ) 
दिनांक 28 नवम्बर , 2018 के अधिक्रमण में निम्नलिखित प्रविष्टियों में निम्नानुसार परिवर्तन किया जाता है:-- 

(i) पंक्ति 3 एवं 4 में उल्लिखित लेवल 13 (1,23,100--2,15,900 / -) को लेवल 14 ( 1,44,200--2,18,200 / -) पढ़ा 

जाए । 
(ii) पंक्ति 5 में उल्लिखित 10 अक्तूबर, 2018 को 15 अक्तूबर, 2018 पढ़ा जाए । 
2. अधिसूचना की शेष सामग्री अपरिवर्तित रहेगी । 

संदीप सिंह, अवर सचिव 


भाग I— खण्ड 2 ] 


भारत का राजपत्र, जुलाई 18, 2020 ( आषाढ़ 27 , 1942 ) 


465 


कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय 

( कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग) 


नई दिल्ली, दिनांक 23 जून 2020 
सं . 13017/22/ 2017- अ.भा.से.- इस विभाग की दिनांक 26.09.2017 की समसंख्यक अधिसूचना में आंशिक संशोधन करते 
हुए और तमिलनाडु एवं झारखण्ड राज्य सरकारों की सहमति से, केन्द्र सरकार एतदद्वारा श्री के. श्रीनिवासन , आईएएस ( झारखण्ड : 
2005 ) को उनकी अंतर -संवर्गीय प्रतिनियुक्ति की अवधि पूरी होने से पूर्व तमिलनाडु संवर्ग से झारखण्ड संवर्ग में उनके समयपूर्व प्रत्यावर्तन 
को अनुमोदन प्रदान करती है । 

एस . के . वर्मा, अवर सचिव 


विदेश मंत्रालय 


, 


नई दिल्ली, दिनांक 1 जुलाई 2020 
सं . क्यू /पीए -1/25 / 2020 श्री थंग्लुरा डार्लोग, रोमानिया में भारत के राजदूत , 30 जून , 2020 अपराह्न से भारतीय विदेश सेवा 
के ग्रेड-I से सेवानिवृत हो गए हैं । 

नवीन कमार, उप सचिव ( एफएसपी तथा संवर्ग ) 


नई दिल्ली, दिनांक 26 जून 2020 


सं . 31/पीबी- 1/2020 -विदेश मंत्रालय को घोषणा करते हुए खेद है कि भारतीय विदेश सेवा ( ख) के सामान्य संवर्ग के एकीकृत 
ग्रेड-|| व ||| के अधिकारी, श्री एस. एस . धारीवाल ( जन्म तिथि : 16.10.1962 ), का 02 जून , 2020 को निधन हो गया । अतः 
श्री एस. एस. धारीवाल का नाम मंत्रालय की सूची से हटा दिया गया है । 


मनोज कुमार साहू, प्रशासनिक अधिकारी (पीबी-| अनुभाग) 


वित्त मंत्रालय 

(व्यय विभाग ) 

नई दिल्ली, दिनांक 15 मई 2020 
सं. ए -11019 / 01 / 2020 - ईजी.-- राष्ट्रपति, श्री अतुल नौतमलाल उपाध्याय को दिनांक 27.01.2020 ( अपराह्न) से अगले 
आदेशों तक 15,600-39,100 / - रुपए (ग्रेड वेतन 6,600 / - रुपए) ( संशोधन- पूर्व) ( वेतन मैट्रिक्स में लेवल -11 - संशोधित) के 
वेतनमान में प्रतिनियुक्ति के आधार पर महालेखाकार ( लेखा एवं हकदारी ) का कार्यालय, गुजरात , राजकोट से कल्याण अधिकारी के 
पद पर नियुक्त करते हैं । 

हरि किशोर, अवर सचिव 


स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय 

नई दिल्ली, दिनांक 3 जून 2020 
सं . ए. 12025 / 134 / 2017 - सीएचएस-III-- राष्ट्रपति महोदय , डॉ . नरेश कुमार गिल को केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा के लोक 
स्वास्थ्य उप - संवर्ग में लोक स्वास्थ्य विशेषज्ञ ग्रेड- III के पद पर 26.12.2017 के पूर्वाह्न से आगामी आदेशों तक , परिवीक्षा पर नियुक्त 
करते हैं । 

के . वेंकटेशन, अवर सचिव 


दिनांक 1 जुलाई 2020 
सं . ए. 12025/ 254/ 2017 - सीएचएस-1 राष्ट्रपति , संघ लोक सेवा आयोग की सिफारिशों पर डॉ . सुनीता जी . को दिनांक 
22 अक्टूबर , 2017 के पूर्वाह्न से आगामी आदेशों तक पी.बी -3 के वेतनमान [ 15600-39100 रुपए + 5400/- रूपए ग्रेड वेतन ] 


466 


भारत का राजपत्र, जुलाई 18, 2020 ( आषाढ़ 27 , 1942 ) 


[ भाग I- खण्ड 2 


( पूर्व-संशोधित ) में केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा के चिकित्सा अधिकारी ग्रेड में अस्थाई रूप से नियुक्त करते हैं । डॉ . सुनीता जी . को केन्द्रीय 
सरकार स्वास्थ्य योजना, चेन्नई के अंतर्गत चिकित्सा अधिकारी के रूप में तैनात किया जाता है । 


के . वेंकटेशन , अवर सचिव 


दिनांक 2 जुलाई 2020 
सं. ए. 12025 / 147 / 2017 - सीएचएस-III-- राष्ट्रपति महोदय, डॉ . गिरिश कुमार मखीजा को केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा के लोक 
स्वास्थ्य उप - संवर्ग में लोक स्वास्थ्य विशेषज्ञ ग्रेड- III के पद पर 26.09.2014 के पूर्वाह्न से आगामी आदेशों तक , परिवीक्षा पर नियुक्त 
करते हैं । 

के वेंकटेशन, अवर सचिव 


सं . ए. 12025 / 56 / 2018- सीएचएस-III-- राष्ट्रपति महोदय , डॉ . बीजू अजरैया को दिनांक 05.09.2018 के पूर्वाह्न से अगले 
आदेशों तक केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा के शिक्षण विशेषज्ञ उप - संवर्ग में विकिरणी आयुर्विज्ञान की विशेषज्ञता में सहायक प्रोफेसर के पद 
पर नियुक्त करते हैं । 

के वेंकटेशन, अवर सचिव 


सं . ए -12025 / 97 / 2017 - सीएचएस - 1 -- राष्ट्रपति, संघ लोक सेवा आयोग की सिफारिशों पर डॉ . श्रीधर रेड्डी वांगला को 
दिनांक 01 मई, 2017 के पूर्वाह्न से आगामी आदेशों तक पी.बी. - 3 के वेतनमान (15,600-39,100 / - रुपए + 5,400 / - रुपए ग्रेड 
वेतन) (पूर्व - संशोधित ) में केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा के चिकित्सा अधिकारी ग्रेड में अस्थाई रूप से नियुक्त करते हैं । डॉ . श्रीधर रेड्डी 
वांगला को केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना, हैदराबाद के अंतर्गत चिकित्सा अधिकारी के रूप में तैनात किया जाता है । 


के वेंकटेशन , अवर सचिव 


सं. ए -12025 / 130 / 2017 - सीएचएस - 1 -- राष्ट्रपति, संघ लोक सेवा आयोग की सिफारिशों पर डॉ. अमित कुमार सिंह को 
दिनांक 01 मई , 2017 के पूर्वाहन से आगामी आदेशों तक पी.बी. - 3 के वेतनमान (15,600-39,100 / - रुपए + 5,400 / - रुपए ग्रेड 
वेतन ) ( पूर्व - संशोधित ) में केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा के चिकित्सा अधिकारी ग्रेड में अस्थाई रूप से नियुक्त करते हैं । डॉ. अमित कुमार सिंह 
को केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना, कानपुर के अंतर्गत चिकित्सा अधिकारी के रूप में तैनात किया जाता है । 

के वेंकटेशन , अवर सचिव 


नई दिल्ली , दिनांक 23 जनवरी 2020 


सं. ए -38013/04/ 2019-प्रशा.- स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय के श्रीमति शोभा जैन, अनुभाग अधिकारी, अधिवर्षिता की आयु 
प्राप्त करने पर दिनांक 30.04.2020 की अपराह्न को सरकारी सेवा से निवृत्त हुए | 

जितेन्द्र सिंह , उप निदेशक (प्रशा.) 


सं . ए-38013/ 04 /2019-प्रशा.- स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय के श्रीमति सुमित्रा डबराल, अनुभाग अधिकारी, अधिवर्षिता की 
आयु प्राप्त करने पर दिनांक 31.03.2020 की अपराहन को सरकारी सेवा से निवृत्त हुए | 


जितेन्द्र सिंह , उप निदेशक ( प्रशा. ) 


दिनांक 1 जुलाई 2020 
सं . ए -38012/ 2/2020-प्रशा.-| -स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय के श्रीमति रोबेर्टिना टोप्पो, अनुभाग अधिकारी, अधिवर्षिता की आयु 
प्राप्त करने पर दिनांक 30.06.2020 की अपराह्न को सरकारी सेवा से निवृत्त हुए | 

जितेन्द्र सिंह , उप निदेशक (प्रशा.) 


भाग I- खण्ड 2 ] 


भारत का राजपत्र, जुलाई 18, 2020 ( आषाढ़ 27 , 1942 ) 


467 


सं. ए- 38020/03/ 2020- प्रशा.- स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय के डॉ . विजय कृष्ण तिवारी, स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी, 
अधिवर्षिता की आयु प्राप्त करने पर दिनांक 30.06.2020 की अपराह्न को सरकारी सेवा से निवृत्त हुए | 

जितेन्द्र सिंह , उप निदेशक ( प्रशा.) 


परमाणु ऊर्जा विभाग 

( नाभिकीय ईंधन सम्मिश्र) 

हैदराबाद -500062 , दिनांक 9 जून 2020 
सं. एनएफसी / काप्र-II / पदों.2019 / 229 -- राष्ट्रपति, नाभिकीय ईंधन सम्मिश्र, हैदराबाद में निम्नलिखित वैज्ञानिक 
अधिकारियों / अभिंयता ग्रेड "ई " को वेतन मैट्रिक्स के लेवल 13 में वैज्ञानिक अधिकारियों / अभियंता ग्रेड “ एफ में उनके नामों के आगे 
दर्शाई गई तिथि से प्रभावी, इसी इकाई में आगामी आदेशों तक स्थानापन्न हैसियत में नियुक्त करते हैं : 


क्र . सं . 


पदोन्नति की तिथि 


नम 
( श्री / सुश्री / श्रीमती ) 
के . गनेसन 


1 . 


01.07.2019 


2 . 


के . रघु राम 


01.07.2019 


3 . 


01.07.2019 


4 . 


01.07.2019 


एम. आई. प्रभाकर 
मुदित अग्रवाल 
आई, कल्पना नायक 
डॉ . शलभ सक्सेना 


5 . 


26.12.2019 


6 . 


01.07.2019 


7 . 


01.07.2019 


8 . 


01.07.2019 


सुमन कुमार 
जी.वी. प्रसाद 
डॉ . ए.एल.वि. कुमार रेड्डी 
जी . वेणु गोपाल 


9 . 


01.07.2019 


10. 


01.07.2019 


नागार्जुना प्रसाद, प्रशासनिक अधिकारी-III 


हैदराबाद-500062 , दिनांक 11 जून 2020 
सं . NFCIAdmn./Estt.II/Confirmation/2020/89— राष्ट्रपति , परमाणु ऊर्जा विभाग, नाभिकीय ईंधन सम्मिश्र, के 

ग्रुप - ए 

से 
संबंधित निम्नलिखित वैज्ञानिक अधिकारियों/ अभियंताओं को उनके नामों के आगे दर्शाए गए पदों पर और तिथियों से प्रभावी, स्थानापन्न 
हैसियत में नियुक्त करते हैं: 


क्र . 


सं . 


का . कू . 


नाम ( सर्वश्री/ श्री / श्रीमती ) 


पद नाम 


पदोन्नति की तिथि 


1 


8434 


वैज्ञा.अधि ./ सी 


01.08.2016 


सुरमीत सिंह 
एच. निफान 


2 


7663 


वैज्ञा.अधि ./ सी 


01.08.2015 


3 


7664 


बी . अंजुषा 


वैज्ञा.अधि ./ सी 


01.08.2015 


4 


7665 


चंदर अरोरा 


वैज्ञा.अधि ./ सी 


01.08.2015 


5 


7595 


मो . अरहम सिद्दिकी 


तक./ अधि./ सी 


01.08.2014 


6 


8591 


शरद श्रीवास्तव 


वैज्ञा.अधि ./ सी 


01.08.2018 


7 


7627 


विनीत शर्मा 


तक ./ अधि ./ डी 


23.12.2014 


8 


8647 


ध्रुव गर्ग 


वैज्ञा.अधि ./ सी 


01.08.2019 


9 


7633 


जी प्रहलाद 


तक ./ अधि ./ सी 


06.01.2015 


10 


7650 


आयुष 


वैज्ञा.अधि ./ सी 


01.08.2015 


468 


भारत का राजपत्र , जुलाई 18, 2020 ( आषाढ़ 27 , 1942 ) 


[ भाग I- खण्ड 2 


क्र . सं . 


का . क . 


नाम ( सर्वश्री/ श्री / श्रीमती) 


पद नाम 


पदोन्नति की तिथि 


11 


7658 


ए . शशांक रेड्डी 


वैज्ञा.अधि ./ सी 


01.08.2015 


12 


8423 


कविता गुप्ता 


वैज्ञा.अधि ./ सी 


01.08.2016 


13 


7654 


के . चेतन 


वैज्ञा.अधि ./ सी 


01.08.2015 


14 


8422 


वैज्ञा.अधि ./ सी 


01.08.2016 


15 


8430 


वैज्ञा.अधि ./ सी 


01.08.2016 


16 


8421 


वैज्ञा.अधि ./ सी 


01.08.2016 


17 


8433 


वैज्ञा.अधि ./ सी 


01.08.2016 


18 


8431 


वैज्ञा.अधि./ सी 


01.08.2016 


19 


8426 


वैज्ञा.अधि ./ सी 


01.08.2016 


ए. कृतिका 
एन प्रवीण 

कुमार 
दिविज भट्टाचार्जी 
पीयूष दत्ता 
अभिषेक प्रताप सिंह 
अयान जैन 
संतु अधिकारी 
पंकज कुमार बट्टाबयाल 
अंशू कुमार 
सदाकत हुसैन अंसारी 
आशीष 

कुमार 
डी.एस.आर तेजा 


20 


7652 


वैज्ञा.अधि ./ सी 


01.08.2015 


21 


8420 


वैज्ञा.अधि ./ सी 


01.08.2016 


22 


8427 


वैज्ञा.अधि ./ सी 


01.08.2016 


23 


7659 


वैज्ञा.अधि ./ सी 


01.08.2015 


24 


8429 


वैज्ञा.अधि ./ सी 


01.08.2016 


25 


7651 


वैज्ञा.अधि ./ सी 


01.08.2015 


26 


7656 


आशीष कान्त गौर 


वैज्ञा.अधि ./ सी 


01.08.2015 


27 


7653 


वैज्ञा.अधि ./ सी 


01.08.2015 


28 


8425 


जी . वेंकट सत्य नारायण 
सुमित रघुवंशी 
शैलेंद्र सिंह 


वैज्ञा.अधि ./ सी 


01.08.2016 


29 


8432 


वैज्ञा.अधि./ सी 


01.08.2016 


30 


8672 


ए . एस. नाग पवन 


वैज्ञा.अधि ./ सी 


01.08.2014 


31 


8424 


सुदिप्ता प्रमाणिक 


वैज्ञा.अधि ./ सी 


01.08.2016 


32 


7655 


अमन अग्रवाल 


वैज्ञा.अधि ./ सी 


01.08.2015 


33 


7631 


डी . पंढरीनाथ 


तक ./ अधि ./ सी 


03.01.2015 


34 


8405 


तक ./ अधि ./ डी 


15.07.2016 


35 


8407 


एल . प्रवीण कुमार 
ए.सुभाकर 
सौम्या उपाध्याय 


तक ./ अधि ./ डी 


23.07.2016 


36 


8428 


वैज्ञा.अधि./ सी 


01.08.2016 


37 


7660 


विकास तंवर 


वैज्ञा.अधि ./ सी 


01.08.2015 


38 


7558 


वैज्ञा.अधि ./ सी 


01.09.2011 


श्रीमती सुमिता सांतरा 
कुमारी प्रिया त्रिपाठी 


39 


7661 


वैज्ञा.अधि ./ सी 


01.08.2015 


एम . पुष्पा रेखा, प्रशासनिक अधिकारी - ||| 


इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय 

( राष्ट्रीय सूचना-विज्ञान केन्द्र ) 

जयपुर-302005, दिनांक 30 जून 2020 
सं . पीएफ /1101/एनआईसी/ आरएसयू/2020-प्रशासन श्री हनुमान सिंह गहलोत, वैज्ञानिक- एफ ( कर्मचारी कोड : 1101 ), राष्ट्रीय 
सूचना-विज्ञान केन्द्र, राजस्थान जिला केन्द्र, जोधपुर से 30 जून, 2020 की अपराह्न से सरकारी सेवा से अधिवर्षिता पर सेवानिवृत्त हो 
रहे हैं और उन्हें उसी दिन से सरकारी सेवा से कार्यमुक्त किया जाता है । 


दिलीप गोयल, वैज्ञानिक- एफ एवं कार्यालयाध्यक्ष 


भाग I— खण्ड 2 ] 


भारत का राजपत्र, जुलाई 18, 2020 ( आषाढ़ 27 , 1942 ) 


469 


पोत परिवहन मंत्रालय 

नई दिल्ली, दिनांक 7 जुलाई 2020 
सं. एलएच -32013 / 1 / 2020 - एस.एल.-- राष्ट्रपति जी , श्री रहमतुल्लाह, कार्यकारी अधिकारी को 23 जून , 2020 से वेतन 
मैट्रिक्स लेवल 11 के रुपये 67,000--208700 / - [ वेतन बैंड -3, रुपये 15,600-39,100 / - + रुपये 6,600 / - की ग्रेड वेतन सहित 
( पूर्व संशोधित)] में दीपस्तंभ और दीपपोत महानिदेशालय में प्रशासन अधिकारी के पद पर प्रोन्नत करते हैं । 

लुकास एल कामसुआन, संयुक्त सचिव 


जल शक्ति मंत्रालय 
( पेयजल एवं स्वच्छता विभाग ) 

नई दिल्ली -110003, दिनांक 22 जून 2020 
सं. ए -19011 / 5 / 2020 - प्रशासन -- राष्ट्रपति, डॉ. अनुपमा, भारतीय वन सेवा ( पश्चिम बंगाल : 2000 ) को दिनांक 16.06.2020 
की पूर्वाह्न से पांच वर्षों अथवा आगामी आदेश तक केन्द्रीय स्टाफिंग योजना के तहत प्रतिनियुक्त के आधार पर पेयजल एवं स्वच्छता 
विभाग, जल शक्ति मंत्रालय में निदेशक के पद पर नियुक्त करते हैं । 

सुधीर कुमार सिन्हा, अवर सचिव 


470 


THE GAZETTE OF INDIA , JULY 18 , 2020 (ASADHA 27 , 1942 ) 


[PART I - SEC . 2 


PRESIDENT S SECRETARIAT 


New Delhi- 110004 , the 1st July 2020 


No. A.39011/41/ 16 - Admn. — On attaining the age of superannuation , Shri Kavinder Kumar Devgan , Section Officer, 
President s Secretariat, stands retired from Government Service with effect from the afternoon of 30th June , 2020 . 


SHIVENDRA CHATURVEDI, Deputy Secretary ( Admn) 


PRIME MINISTER S OFFICE 


New Delhi- 110011 , the 9th July 2020 


No. A -22012 / 1/2020 -PME — Consequent upon her transfer from Ministry of Environment, Forest and Climate 
Change to this Office , Ms. Avnesh Kumari Sharma, Joint Director (Official Language ), has been taken on the strength of this 
Office with effect from the forenoon of 6th July 2020 . 


SURAJIT DUTTA , Under Secretary 


No. A -33022 /1 /2016 - PME — Consequent upon acceptance of his nomination for Long Term Mid Career Training to 
pursue Master in Public Administration Mason Program at Harvard University , USA for a period of one year, under the 
Domestic Funding of Foreign Training Scheme of the Department of Personnel & Training for the financial year 2020-21, 
scheduled to commence in July, 2020 , Dr. Shikar Keshav Pardeshi, IAS [MH : 2001 ] has relinquished the charge of Joint 
Secretary in this Office with effect from the afternoon of 9th July, 2020 to attend and undergo the aforesaid training program 
during the period of his central deputation tenure , extended till completion of the said training. 


SURAJIT DUTTA , Under Secretary 


MINISTRY OF HOME AFFAIRS 


New Delhi, the 25th June 2020 


No. I- 18011/05 / 2020 - IPS.IV – In exercise of powers conferred by Rule - 3A of the Indian Police Service (Probation ) 
Rules, 1954 , the President of India is pleased to confirm the following officers of the Indian Police Service borne on the 
cadre of Karnataka , in the Indian Police Service with effect from the dates mentioned against their names: 


Sl. No. 


Date of confirmation 


1 . 


28.12.2019 


2 . 


19.12.2018 


3 . 


Name of the IPS Probationer 
Shri Hakay Akshay Machhindra, IPS (KTK : 2015 ) 
Shri Srinivas Gowda R , IPS (KTK : 2016 ) 
Shri Mithun Kumar G K , IPS (KTK : 2016 ) 
Shri P Krishna Kant, IPS (KTK : 2016 ) 
Ms. Kshama Mishra, IPS (KTK : 2016 ) 
Shri Saidulu Adavath , IPS (KTK : 2016 ) 


29.08.2018 


4 . 


19.12.2019 


5 . 


19.12.2018 


6 . 


19.12.2019 


ANJAN SARKAR , Under Secretary 


The 6th July 2020 
No. I- 18011/06 /2020 - IPS.IV - In exercise of powers conferred by Rule -3A of the Indian Police Service (Probation ) 
Rules, 1954 , the President of India is pleased to confirm the following officers of the Indian Police Service borne on the 
cadre of Punjab , in the Indian Police Service with effect from the dates mentioned against their names: 


Sl. No. 


Name of the IPS Probationer 


Date of confirmation 


1 . 


19.12.2018 


Shri Ankur Gupta , IPS (PB : 2016 ) 
Shri Ravi Kumar , IPS (PB : 2016 ) 


2 . 


19.12.2018 


PART I - SEC . 2 ] 


THE GAZETTE OF INDIA , JULY 18 , 2020 (ASADHA 27 , 1942 ) 


471 


Sl. No. 


Name of the IPS Probationer 


Date of confirmation 


3 . 


19.12.2019 


Ms. Ashwini Gotyal, IPS (PB :2016 ) 
Smt. Simrat Kaur , IPS (PB :2016 ) 


4 . 


19.12.2019 


ANJAN SARKAR , Under Secretary 


MINISTRY OF DEVELOPMENT OF NORTH EASTERN REGION 


New Delhi, the 8th May 2020 

CORRIGENDUM 
No. A - 35 /1 /2017-0 / US (NEC )—In supersession of the notification of the Government of India in the Ministry of 
Development of North Eastern Region number A - 35 /1 /2017-0 /0 US (NEC ) dated the 28th November, 2018 , published in the 
Gazette of India , Part I, Section 2 , dated the 28th November, 2018 , the following entries shall be substituted namely : 

Level 13 ( 123100—215900 ) appearing in line 3 and 4 may be read as Level 14 ( 144200—218200 ) . 
( ii) 10th October, 2018 appearing in line 5 , may be read as 15th October, 2018 . 
2. The other content of the notification will remain unchanged . 

SANDEEP SINGH , Under Secretary 


MINISTRY OF PERSONNEL , PUBLIC GRIEVANCES & PENSIONS 
(DEPARTMENT OF PERSONNEL & TRAINING ) 

New Delhi, the 23rd June 2020 


No.13017 / 22 /2017-AIS -I — In partial modification to this Department’s notification of even number dated 
26.09.2017 and with the concurrence of the Governments of Tamil Nadu and Jharkhand , the Central Government hereby 
accords approval for premature repatriation of Shri K. Srinivasan , IAS (JH :2005 ) from Tamil Nadu cadre to Jharkhand cadre 
before completion of his inter cadre deputation tenure. 

S. K. VERMA, Under Secretary 


MINISTRY OF EXTERNAL AFFAIRS 


New Delhi, the 1st July 2020 
No. Q /PA -1/25 /2020 — Shri Thanglura Darlong , Ambassador of India to Romania has retired from Grade- I of the 
Indian Foreign Service in the afternoon of 30th June , 2020 . 

NAVEEN KUMAR , Deputy Secretary ( FSP & Cadre ) 


New Delhi, the 26th June 2020 


No. 31/PB -I/ 2020 — The Ministry of External Affairs regrets to announce the sad demise of Shri S.S. Dhariwal 
(DOB : 16.10.1962), an officer of the Integrated Grades II & III of General Cadre of Indian Foreign Service (B ) on 
02.06.2020 . His name has, therefore been deleted from the rolls of Ministry. 


MANOJ KUMAR SAHŲ , Administrative Officer ( PB - I) 


MINISTRY OF FINANCE 
(DEPARTMENT OF EXPENDITURE ) 


New Delhi, the 15th May 2020 
No. A - 11019/01/2020 -EG — The President is pleased to appoint Shri Atul Nautamlal Upadhyaya as Welfare Officer 
on deputation basis in the Office of the Accountant General ( A & E ), Gujarat, Rajkot, in the scale of Rs. 15,600—39,100 
(Grade Pay Rs. 6,600 ) (pre -revised ) ( Level-11 in Pay Matrix - revised ) with effect from 27.01.2020 (A.N.) until further 
orders . 


HARI KISHORE, Under Secretary 


472 


THE GAZETTE OF INDIA , JULY 18 , 2020 (ASADHA 27 , 1942 ) 


[PART I - SEC . 2 


MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE 


New Delhi- 110011, the 3rd June 2020 


No. A. 12025 / 134 /2017 - CHS.III — The President is pleased to appoint Dr. Naresh Kumar Gill to the post of Public 
Health Specialist Grade III in the Public Health Sub -cadre of Central Health Service , on probation , with effect from the 
forenoon of 26.12.2017 and until further orders . 


K. VENKATESAN , Under Secretary 


The 1st July 2020 


No.A.12025 /254 /2017 -CHS.I — On the recommendations of the Union Public Service Commission , the President is 
pleased to appoint Dr. Sunitha G to the Medical Officers Grade of the Central Health Service in the scale of pay PB - 3 
[Rs.15,600-39,100 + Grade Pay Rs.5,400 ] (pre -revised ) in a temporary capacity with effect from the forenoon of 22nd 
October, 2017 until further orders. Dr. Sunitha G is posted as Medical Officer under CGHS, Chennai. 


K. VENKATESAN , Under Secretary 


The 2nd July 2020 
No. A. 12025 / 147/ 2014 - CHS.NI — The President is pleased to appoint Dr. Girish Kumar Makhija to the post of 
Public Health Specialist Grade III in the Public Health Sub -cadre of Central Health Service, on probation , with effect from 
the forenoon of 26.09.2014 and until further orders . 


K. VENKATESAN , Under Secretary 


No. A. 12025 /56 /2018 - CHS.III — The President is pleased to appoint Dr. Biju Azariah to the post of Assistant 
Professor in the speciality ofRadiotherapy in the Teaching Specialist Sub -cadre of Central Health Service, on probation , with 
effect from the forenoon of 05.09.2018 and until further orders . 


K. VENKATESAN , Under Secretary 


No. A. 12025 /97/ 2017 -CHS.I — On the recommendations of the Union Public Service Commission , the President is 
pleased to appoint Dr. Sridhar Reddy Vangala to the Medical Officers Grade of the Central Health Service in the scale of pay 
PB - 3 [Rs. 15,600—39,100 /- + Grade Pay Rs. 5,400 /- ) (pre-revised ) in a temporary capacity with effect from the forenoon of 
1st May , 2017 until further orders. Dr. Sridhar Reddy Vangala is posted as Medical Officer under CGHS Hyderabad . 


K. VENKATESAN , Under Secretary 


No. A. 12025 / 130 / 2017 -CHS.I — On the recommendations of the Union Public Service Commission , the President is 
pleased to appoint Dr. Amit Kumar Singh to the Medical Officers Grade of the Central Health Service in the scale of pay PB 
3 [Rs. 15,600—39,100 / - + Grade Pay Rs. 5,400/- ] (pre -revised ) in a temporary capacity with effect from the forenoon of 1st 
May , 2017 until further orders. Dr. Amit Kumar Singh is posted as Medical Officer under CGHS Kanpur. 


K. VENKATESAN , Under Secretary 


DIRECTORATE GENERAL OF HEALTH SERVICES 


New Delhi, the 23rd January 2020 


No. A - 38013/04 / 2019- Admn.- I — Smt. Shobha Jain , Section Officer in the Directorate General of Health Services 
has retired from Government Service on attaining the age of superannuation on 30.04.2020 . 


JITENDER SINGH , Dy. Director ( Admn.) 


PART I - SEC . 2 ] 


THE GAZETTE OF INDIA , JULY 18 , 2020 (ASADHA 27 , 1942 ) 


473 


No. A -38013 /04 / 2019 - Admn.- I — Smt. Sumitra Dabral, Section Officer in the Directorate General of Health Services 
has retired from Government Service on attaining the age of superannuation on 30.03.2020 . 


JITENDER SINGH , Dy. Director (Admn .) 


The 1st July 2020 
No. A - 38012 /02/2020 - Admn .- I — Smt. Robertina Toppo, Section Officer in the Directorate General of Health 
Services has retired from Government Service on attaining the age of superannuation on 30.06.2020 ( A.N.). 

JITENDER SINGH , Dy. Director (Admn .) 


No. A - 38020 /03/2020 -Admn .-I - Dr. Vijay Krishna Tewari, Health Education Officer , in the Directorate General of 
Health Services has retired from Government Service on attaining the age of superannuation on 30.06.2020 (A.N.). 

JITENDER SINGH , Dy. Director (Admn.) 


DEPARTMENT OF ATOMIC ENERGY 

(NUCLEAR FUEL COMPLEX ) 


Hyderabad – 500 062, the 9th June 2020 


No. NFC /PAR.II/Prom.19 /229 — The President is pleased to appoint the under mentioned Scientific 
Officers/ Engineer grades " E " to the grade of Scientific Officers/ Engineer " F " in the Level 13 of Pay Matrix of Nuclear Fuel 
Complex, Hyderabad with effect from the date mentioned against their names, in the same Unit, in an officiating capacity 
until further orders : 


Sl.No. 


Name 
(S / Shri/ Smt) 


Date of assumption 

of charge 


1 . 


K.Ganesan 


01.07.2019 


2 . 


01.07.2019 


3 . 


01.07.2019 


4 . 


K. Raghu Ram 
M. I. Prabhakar 
Mudit Agarwal 
I. Kalpana Naik 
Dr. Shalabh Saxena 


01.07.2019 


5 . 


26.12.2019 


6 . 


01.07.2019 


7 . 


Suman Kumar 


01.07.2019 


8 . 


G. V. Prasad 


01.07.2019 


9 . 


01.07.2019 


Dr. A. L. V. Kumar Reddy 
G. Venu Gopal 


10 . 


01.07.2019 


NAGARJUNA PRASAD , Administrative Officer- III 


Hyderabad -500062, the 11th June 2020 


No. NFC /Admn./ Estt. III/Confirmation / 2020 /89 — The President is pleased to appoint the following Scientific 
Officers/Engineers belonging to Group - A of the Department of Atomic Energy , Nuclear Fuel Complex in a substantive 
capacity in the post and with effect from the dates mentioned against their names : 


Sl. 
No 


E.C. 
No. 


Name 
S /Shri/Kum /Smt. 


Designation 


Date of 
Confirmation 


1 


8434 


SURMEET SINGH 


SO / C 


01.08.2016 


2 


7663 


H NIFAN 


SO / C 


01.08.2015 


474 


THE GAZETTE OF INDIA , JULY 18 , 2020 (ASADHA 27 , 1942 ) 


[PART 1 - SEC . 2 


Si. 
No 


E.C. 
No. 


Name 
S / Shri/Kum / Smt. 


Designation 


Date of 
Confirmation 


3 


7664 


B ANJUSHA 


SO / C 


01.08.2015 


4 


7665 


CHANDER ARORA 


SO / C 


01.08.2015 


5 


7595 


MOHD ARHAM SIDDIQUI 


TO / C 


01.08.2014 


6 


8591 


SHARAD SRIVASTAVA 


SO / C 


01.08.2018 


7 


7627 


VINEET SHARMA 


TO / D 


23.12.2014 


8 


8647 


DHRUV GARG 


SO / C 


01.08.2019 


9 


7633 


G PRAHALAD 


TO / C 


06.01.2015 


10 


7650 


AAYUSH 


SO / C 


01.08.2015 


11 


7658 


A SHASHANK REDDY 


SO / C 


01.08.2015 


12 


8423 


KAVITA GUPTA 


SO / C 


01.08.2016 


13 


7654 


K CHETAN 


SO / C 


01.08.2015 


14 


8422 


A KRITHIKA 


SO / C 


01.08.2016 


15 


8430 


N PRAVEEN KUMAR 


SO / C 


01.08.2016 


16 


8421 


DIVIJ BHATTACHARJEE 


SO / C 


01.08.2016 


17 


8433 


PIYUSH DUTTA 


SO / C 


01.08.2016 


18 


8431 


ABHISHEK PRATAP SINGH 


SO / C 


01.08.2016 


19 


8426 


AYAN JAIN 


SO / C 


01.08.2016 


20 


7652 


SANTU ADHIKARY 


SO / C 


01.08.2015 


21 


8420 PANKAJ KUMAR BATTABYAL 


SO / C 


01.08.2016 


22 


8427 


ANSHU KUMAR 


SO / C 


01.08.2016 


23 


7659 


SADAKAT HUSSAIN ANSARI 


SO / C 


01.08.2015 


24 


8429 


ASISH KUMAR 


SO / C 


01.08.2016 


25 


7651 


DSR THEJA 


SO / C 


01.08.2015 


26 


7656 


ASHISH KANT GOUR 


SO / C 


01.08.2015 


27 


7653 


G VENKATA SATHYANARAYANA 


SO / C 


01.08.2015 


28 


8425 


SUMIT RAGHUVANSHI 


SO / C 


01.08.2016 


29 


8432 


SHAILENDRA SINGH 


SO / C 


01.08.2016 


30 


8672 


ASNAGA PAVAN 


SO / C 


01.08.2014 


31 


8424 


SUDIPTA PRAMANIK 


SO / C 


01.08.2016 


32 


7655 


AMAN AGARWAL 


SO / C 


01.08.2015 


33 


7631 


D PANDARINATH 


TO / C 


03.01.2015 


34 


8405 


L PRAVEEN KUMAR 


TO / D 


15.07.2016 


35 


8407 


A SUBHAKAR 


TO / D 


23.07.2016 


36 


8428 


SAUMYA UPADHYAY 


SO / C 


01.08.2016 


37 


7660 


VIKAS TANWER 


SO / C 


01.08.2015 


38 


7558 


SMT SUMITA SANTRA 


SO / C 


01.09.2011 


39 


7661 


KUM PRIYA TRIPATHI 


SO / C 


01.08.2015 


M. PUSHPA REKHA , Administrative Officer - III 


PART I - SEC . 2 ] 


THE GAZETTE OF INDIA , JULY 18 , 2020 (ASADHA 27 , 1942 ) 


475 


MINISTRY OF ELECTRONICS & INFORMATION TECHNOLOGY 

(NATIONAL INFORMATICS CENTRE ) 


Jaipur- 302005 , the 30th June 2020 


No. PF / 1101/NIC /RSU / 2020 -Admn. - Shri Hanuman Singh Gehlot, Scientist- F (Emp. Code No. 1101 ) of National 
Informatics Centre, Rajasthan District Centre , Jodhpur is retiring on superannuation from Government service with effect 
from the afternoon of 30th June , 2020 and he stands relieved of his duties from the same day . 


DILIP GOYAL , Scientist - F & Head of Office 


MINISTRY OF SHIPPING 


New Delhi, the 7th July 2020 


No. LH -32013/ 1/2020 -SL — The President is pleased to promote Shri Rahamtullah , Executive Officer to the post of 
Administrative Officer in the Level 11 of the Pay Matrix of Rs. 67,000—2,08,700 /- [Pay Band - 3, Rs. 15,600—39,100 /- with 
Grade Pay of Rs. 6,600 /- (pre - revised )] in the Directorate General of Lighthouses & Lightships with effect from 23.06.2020 . 

LUCAS L KAMSUAN , Joint Secretary 


MINISTRY OF JAL SHAKTI 
(DEPARTMENT OF DRINKING WATER & SANITATION ) 


New Delhi-110003, the 22nd June 2020 


No. A - 19011/5 /2020 - Admin . — The President is pleased to appoint Dr. Anupama, IFoS (WB : 2000 ) as Director in 
the Department of Drinking Water and Sanitation , Ministry of Jal Shakti on Deputation under Central Staffing Scheme from 
the forenoon of 16.06.2020 for a period of five years or until further orders . 

SUDHIR KUMAR SINHA, Under Secretary 


महाप्रबंधक , भारत सरकार मुद्रणालय, मिन्टो रोड, नई दिल्ली-110002 द्वारा अपलोड एवं प्रकाशन नियंत्रक, दिल्ली -110054 द्वारा ई- प्रकाशित 
UPLOADED BY GENERAL MANAGER , GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD , NEW DELHI- 110002 

AND E -PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS , DELHI- 110054 


SUBIR 
NARAYAN 
GARAL 


Digitally signed by 
SUBIR NARAYAN GARAI 
Date: 2020.07.20 
11:13:03 +05 30 


